रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


F 


. 
. 


S : 


THE 
TREES 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 


भारत की राजपत्र 


सरबजग 


The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2930 ] 
No. 2930 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 30 , 2013 / पौष 9 , 1935 
NEW DELHI, MONDAY , DECEMBER 30 , 2013/PAUSHA 9, 1935 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 
( आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2013 
का. आ . 3909( अ ). केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 (1940 का 
23) की धारा 33घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II , खंड 3 के उप- खंड (ii) में भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , आयुर्वेद , योग 

और प्राकृतिक चिकित्सा , सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी विभाग की संख्यांक का . आ . 1406( अ ) तारीख 23 
सितम्बर , 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे 
अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय 
सरकार , राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रतिनिधियों और स्तंभ ( 3) में यथाविनिर्दिष्ट 
सदस्यों को शामिल करते हुए , आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्श समिति का गठन करती है , 
अर्थात् : 


5483 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC. 3 (ii )] 


सारणी 


सदस्य 


क्र .सं . प्रतिनिधि 
( 1 ) ( 2 ) 

केन्द्रीय सरकार 


( 3 ) 


2. 


केन्द्रीय सरकार 


संयुक्त सचिव , भारत सरकार, आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा , 
यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग, जो आयुर्वेद , सिद्द और यूनानी 
औषधि से व्यवहार करता हो । 
सलाहकार ( आयुर्वेद ) या संयुक्त सलाहकार ( आयुर्वेद ) भारत सरकार , 
आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी 
विभाग, जो औषधि से व्यवहार करता है । 

आयुक्त , आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा , यूनानी, सिद्ध और 
| होम्योपैथी, आंध्र प्रदेश । 
डॉ. इनया लिंगु, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ( ए. एस. यू .) स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय , अरुणाचल प्रदेश । 


3. 


आंध्र प्रदेश 


4 . 


। 


अरुणाचल प्रदेश 


5 . 


असम 


6. 
___ 7. 


बिहार 
छत्तीसगढ़ 


___ 8. दिल्ली 


गोवा 


डॉ . मुनीन चंद्रा, अपर औषधि नियंत्रक , निदेशक , स्वास्थ्य सेवाएं , आसाम 
सरकार । 
सचिव , स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार । 
डॉ. जी. एस. बदेशा, निदेशक आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, 
यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। 
डॉ . निलेश अहूजा, उप निदेशक , ( भारतीय चिकित्सा पद्धति ) भारतीय 
चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली सरकार । 
निदेशक , (खाद्य और औषधि ) खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन , लोक 
स्वास्थ्य विभाग , गोवा सरकार । 
संयुक्त आयुक्त ( आयुर्वेद चिकित्सा) खाद्य एवं औषधि प्रशासन , गुजरात 
सरकार । 
डॉ. संगीता नेहरा , निदेशक ( आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, 
यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) स्वास्थ्य और आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक 
चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग, हरियाणा सरकार । 
निदेशक ( आयुर्वेद ) आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार। 
| श्री मनोज कुमार द्विवेदी , सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग , 
जम्मू -कश्मीर सरकार । 


गजरात 


हरियाणा 


12. हिमाचल प्रदेश 
13. जम्मू- कश्मीर 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14. 


झारखंड 


15. कर्नाटक 


केरल 


17. मध्य प्रदेश 


18. महाराष्ट्र 


| मणिपुर 


20. मेघालय 
21. मिजोरम 


डॉ . शक्ति नाथ झा , निदेशक ( आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा , 
यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) स्वास्थ्य और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक 
चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग, झारखंड सरकार । 

औषधि नियंत्रण निदेशक , ( आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , 
सिद्ध और होम्योपैथी कर्नाटक सरकार । 
डॉ . एन . विमला, उप औषधि नियंत्रक ( आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक 
चिकित्सा, यूनानी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एफ ) विभाग , केरल 
सरकार । 
श्री प्रवीर कृष्णा, प्रमुख सचिव , आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा , 
यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार । 
संयुक्त आयुक्त ( मुख्यालय) तथा नियंत्रण प्राधिकरण, खाद्य और औषधि 
प्रशासन , महाराष्ट्र सरकार । 
डॉ . ए. गुणेश्वर शर्मा, राज्य आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा , 
यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग, मणिपुर सरकार । 
सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मेघालय सरकार। 
डॉ . सी . लाल्लुंघनेमा, उप निदेशक ( आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक 
चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग), मिजोरम सरकार । 
डॉ. खोनु मैरी, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा 
( आयुर्वेद ) निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय, नागालैंड 
सरकार । 
संयुक्त सचिव, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , जो आयुर्वेद , 
योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध तथा होम्योपैथी से व्यवहार 
करता हो , ओडिशा सरकार । 
श्री राज कमल चौधरी, सचिव स्वास्थ्य - सह - आयुर्वेद आयुक्त , योग और 
| प्राकृतिक, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी, पंजाब सरकार । 
| निदेशक , आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार । 
डॉ . आई . एल . शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ( औषधि और प्रसाधन सेल 
का भारसाधक ) स्वास्थ्य देखभाल और मानव सेवाएं तथा परिवार कल्याण 
विभाग , सिक्किम सरकार । 
डॉ . ए. एम . अब्दुल खादर , भारसाधक संयुक्त निदेशक , भारतीय 
चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग, तमिलनाडु सरकार । 
डॉ . नारायण गोस्वामी, निरीक्षण अधिकारी ( औषधि ) उप औषधि नियंत्रक 


22 . नागालैंड 


23. 


ओडिशा 


24. पंजाब 


25 . | राजस्थान 


26 सिर 


सिक्किम 


27 . तमिलनाडु 


28. त्रिपुरा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC. 3( ii)] 


का कार्यालय , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग , त्रिपुरा सरकार । 
29. उत्तर प्रदेश प्रो . आर. आर . चौधरी, अनुज्ञापन प्राधिकारी और निदेशक आयुर्वेद सेवाएं , 

उत्तर प्रदेश सरकार । 
30. उत्तराखंड डॉ. येतेन्द्र सिंह रावत , सहायक औषधि नियंत्रण , आयुर्वेद , योग और 

प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध तथा होम्योपैथी निदेशालय , उत्तराखंड 

सरकार । 
31. पश्चिमी बंगाल डॉ . सी . एम. घोष, निदेशक औषधि नियंत्रण ( आधुनिक चिकित्सा और 

आईएसएम औषधि ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पश्चिमी 

बंगाल सरकार । 
32 . अंदमान और | आयुक्त सह सचिव ( स्वास्थ्य ) अंदमान और निकोबार प्रशासन । 

निकोबार 
33 . 

डॉ . एन. एस . भारद्वाज , उप निदेशक ( आयुर्वेद ), चंडीगढ़ प्रशासन । 
34. दादरा और नागर डॉ . एम. वी . ढोडिया, औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण , स्वास्थ्य और लोक 
हवेली 

स्वास्थ्य सेवा विभाग, दादरा और नागर हवेली प्रशासन । 
35. दमन और दीव | श्री धर्मेश अग्रवाल , औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण , दमन और दीव संघ 

राज्यक्षेत्र का प्रशासन । 
36. लक्षद्वीप श्री वी. सी . पांडे, सचिव स्वास्थ्य और अध्यक्ष राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी , 

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन । 
37. पुडुचेरी | श्री जी . रागेश चंद्र, सचिव , स्वास्थ्य , पुड्डुचेरी सरकार । 


चंडीगढ़ 


2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद , योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और 

होम्योपैथी , विभाग में औषधि से व्यवहार करने वाला संयुक्त सचिव , आयुर्वेद , सिद्ध और युनानी 
औषधि परामर्श समिति (ए. एस. यू.डी . सी.) का अध्यक्ष होगा और आयुर्वेद , सिद्ध और यूनानी 
औषधि से व्यवहार करने वाला सलाहकार ( आयुर्वेद ) या सयुंक्त सलाहकार ( आयुर्वेद ) आयुर्वेद , सिद्ध 

और यूनानी सलाहकार समिति का सदस्य सचिव होगा । 
3. आयुर्वेद , सिद्ध और यूनानी परामर्श समिति की अवधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 

तारीख से पांच वर्ष की रहेगी। 
4. आयुर्वेद , सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्श समिति के किसी सदस्य के स्थातांतरण या 
प्रतिनियुक्ति या सेवा निवृत्त होने की दशा में , कथित पद पर आसीन अधिकारी आयुर्वेद , सिद्ध 
और यूनानी औषधि परामर्श समिति की बैठकों में भाग लेने में अपने - अपने राज्य या संघ राज्य 
क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे । 

[ फा . सं. के . 11026/ 2/ 2011- डी. सी . सी ( आयुष )] 

बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव 


[ TT II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
( Department of Ayurveda , Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , 30th December, 2013 
S . O . 3909 ( E ). In exercise of the powers conferred by Section 33D of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 ( 23 of 
1940 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare , 
Department of Ayurveda , Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section ( ii ), vide number S . O . 1406 (E ), dated the 23rd September, 2005 , except as 
respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby constitutes the 
Ayurvedic , Siddha and Unani Drugs Consultative Committee with representatives of Central Government, State 
Governments and the Government of Union Territories as specified in column (2 ) of the Table and members as specified in 
column (3 ) of the said Table, namely : 


TABLE 


S . No . 


Representatives 


Members 


( 1 ) 


(2 ) 
Central Government 


Joint Secretary of Department of Ayurveda , Yoga and Naturopathy , Unani, 
Siddha and Homoeopathy dealing with Ayurveda, Siddha and Unani Drugs, 
Government of India . 


Central Government 


Andhra Pradesh 


Advisor or Joint Advisor (Ayurveda ), Department of Ayurveda, Yoga and 
Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, dealing with drugs , 
Government of India. 
Commissioner of Ayurveda , Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and 
Homoeopathy, Government of Andhra Pradesh . 
Dr. Inya Lingu , Drugs Licensing Authority (ASU ), Department of Health 
and Family Welfare, Government of Arunachal Pradesh . 
Sri Munin Chandra Deka, Additional Drug Controller , Director of Health 
Services, Government of Assam . 


Arunachal Pradesh 


Assam 


Bihar 
Chhattisgarh 


Delhi 


Goa 


Gujarat 


Secretary, Department of Health , Government of Bihar . 
Dr. G . S . Badesha, Director, Directorate of Ayurveda , Yoga and 
Naturopathy , Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of 
Chhattisgarh . 
Dr. Nilesh Ahuja , Deputy Director (Indian System of Medicine ) Directorate 
of Indian System of Medicine and Homoeopathy, Government of National 
Capital Territory of Delhi. 
Director ( Food and Drugs ), Directorate of Food and Drugs Administration , 
Public Health Department, Government ofGoa. 
Joint Commissioner ( Ayurveda Medicine ), Food and Drug Control 
Administration , Government of Gujarat. 
Dr. Sangeeta Nehra , Director (Ayurveda , Yoga and Naturopathy, Unani, 
Siddha and Homoeopathy), Health and Ayurveda, Yoga and Naturopathy , 
Unani, Siddha and Homoeopathy Department, Government of Haryana. 
Director ( Ayurveda ), Department of Ayurveda , Government of Himachal 
Pradesh . 
Shri Manoj Kumar Dwivedi, Secretary , Health and Medical Education 
Department, Government of Jammu and Kashmir . 
Dr. Shakti Nath Jha, Director Ayurveda, Yoga and Naturopathy , Unani, 
Siddha and Homoeopathy Department of Health , Medical Education and 
Family Welfare , Government of Jharkhand . 
Director and Drugs Controller , Department of Ayurveda, Yoga and 


Haryana 


12 . 


Himachal Pradesh 


Jammu and Kashmir 


Jharkhand 


Karnataka 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 3( ii )] 


Kerala 


Madhya Pradesh 


Maharashtra 


Manipur 


20 . 


Meghalaya 


Mizoram 


Naturopathy , Unani, Siddha and Homoeopathy , Government ofKarnataka. 
Dr. N . Vimala , Deputy Drugs Controller (Ayurveda, Siddha, Unani), Health 
and Family Welfare ( F ) Department, Government of Kerala. 
Shri. Praveer Krishna , Principal Secretary, Department of Ayurveda, Yoga 
and Naturopathy , Unani, Siddha and Homoeopathy, Government ofMadhya 
Pradesh . 
Joint Commissioner (Headquarters) and Controlling Authority, Food and 
Drug Administration , Government of Maharashtra. 
Dr. A . Guneshwor Sharma, State Ayurveda , Yoga and Naturopathy, Unani, 
Siddha and Homoeopathy Officer, Medical Directorate , Government of 
Manipur. 
Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of 
Meghalaya . 
Dr. C . Lallunghnema, Deputy Director ( Ayurveda, Yoga and Naturopathy, 
Unani, Siddha and Homoeopathy ), Health and Family Welfare Department, 
Government of Mizoram . 
Dr. Khonuo Mary , Medical Officer Ayurveda , Yoga and Naturopathy , 
Unani, Siddha and Homoeopathy (Ay.) 
Directorate of Health and Family Welfare, Government of Nagaland. 
Joint Secretary dealing with Ayurveda, Yoga and Naturopathy , Unani, 
Siddha and Homoeopathy matters , State Health and Family Welfare 
Department, Government of Odisha . 
Shri Raj Kamal Choudhary , Secretary Health -cum -Commissioner Ayurveda , 
Yoga and Naturopathy , Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of 
Punjab . 
Director, Department of Ayurveda, Government of Rajasthan 
Dr. I.L . Sharma, Director Health Services (In -charge of Drugs and 
Cosmetics Cell ), Department of Health Care , Human Services and Family 
Welfare , Government of Sikkim . 


Nagaland 


Odisha 


24 . 


Punjab 


Rajasthan 
Sikkim 


Tamil Nadu 


Tripura 


Uttar Pradesh 


Uttarakhand 


West Bengal 


Dr. A .M . Abdul Khadhar, Joint Director in - charge, Indian Medicine and 
Homoeopathy Department, Government of Tamil Nadu . 
Dr. Narayan Goswami, Inspecting Officer (Drugs ), Office of the Deputy 
Drugs Controller , Health and Family Welfare Department, Government of 
Tripura . 
Professor RR Chaudhary , Licensing Authority and Director Ayurvedic 
Services, Government of Uttar Pradesh . 
Dr. Yatendra Singh Rawat, Assistant Drug Controller , Directorate of 
Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, 
Government of Uttarakhand . 
Dr. C .M . Ghosh , Director Drug Control (Modern Medicine and ISM Drugs), 
Health and Family Welfare Department, Government of West Bengal. 
Commissioner- cum -Secretary (Health ), Andaman and Nicobar 
Administration . 
Dr. N .S . Bhardwaj, Deputy Director (Ayurveda ), Chandigarh 
Administration . 
Dr. M . V . Dhodia, Drugs Licensing Authority , Department of Medical and 
Public Health Services , Dadra and Nagar Haveli Administration . 
Shri Dharmesh Agarwal, Drug Licensing Authority, Administration of 
Union Territory of Daman and Diu . 
Shri V . C . Pandey, Secretary Health and Chairman of State Health Society, 
Administration of the Union Territory of Lakshadweep . 
Shri G . Ragesh Chandra, Secretary, Health , Government of Puducherry . 


Andaman and Nicobar 
Islands 
Chandigarh 


Dadra and Nagar Haveli 


Daman and Diu 


Lakshadweep 


37 . 


Puducherry 


[ TT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


The Joint Secretary dealing with drugs in the Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy , Unani, Siddha and 
Homoeopathy, Ministry of Health and Family Welfare shall be the Chairman of Ayurvedic , Siddha and Unani Drugs 
Consultative Committee (ASUDCC ) and Adviser or Joint Adviser (Ayurveda ) dealing with ASU drugs shall be the 
Member Secretary of the Ayurvedic , Siddha and Unani Drugs Consultative Committee . 


3. 


The term of the Ayurvedic , Siddha and Unani Drugs Consultative Committee shall be five years from the date of 
publication of this notification in the OfficialGazette . 


4 . 


In case of transfer or deputation or retirement of any member of the Ayurvedic , Siddha and Unani Drugs Consultative 
Committee , the incumbent at the respective post shall continue to represent the State or Union Territory in attending 
the meetings of the Ayurvedic , Siddha and Unani Drugs Consultative Committee . 


[F .No.K .11026 /2 /2011-DCC (AYUSH )] 

BALA PRASAD , Jt . Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


